Mum::: 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र, 1938 ( श०) 


संख्या- 706 राँची, मंगलवार, 


19 सितम्बर , 2017 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
28 अगस्त , 2017 


संख्या -1/ प्रशिक्षण - 902/ 2012 का .- 9345 -- प्रधान सचिव, कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती निधि खरे, भा . प्र.से . ( झाः92 ) के दिनांक 
27 अगस्त , 2017 से प्रशिक्षण पर रहने के फलस्वरूप इनकी अनुपस्थिति अवधि दिनांक 26 अगस्त , 2017 
से 2 सितम्बर , 2017 तक के लिए श्री एस०के०जी० रहाटे , भा . प्र. से . ( झाः90 ), प्रधान सचिव , गृह , कारा एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड ( अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव , मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग ) 
अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रधान सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के 
भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 706-- 50 


